PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 7, 1998 (CHTR . 17 , 1920 SAKA) 


189 


हरियाणा राज भवन 


दिनांक 26 फरवरी, 1998 


क्रमांक ह ० र ० भ ० - यू ० ए ०-32( 7 ) •96/ 1175-79.--- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की अनुसूची की 
संविधि 6( ख ) ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपति, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार निम्नलिखित व्यक्तियों 
को तत्काल प्रभाव से 2 वर्ष के लिए कथित विश्वविद्यालय की संसद में सहर्ष बतौर सदस्य मनोनीत करते हैं 


1. कुलपति , रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 


2. कुलपति , पंजाब विश्वविद्यालय , चण्डीगढ़ । 


3. प्रधान, हरियाणा वाणिज्य एवं औद्योगिक चैम्बर । 


4 . 


डा . तारा चन्द, उपाचार्य , भौतिक विभाग एवं अधिष्ठाता , 
सैन्ट स्टीफन्ज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


5 . 


निदेशक , बी ० आई ० टी ० एस०, पिलानी । 


दिनांक 27 फरवरी , 1998 


क्रमांक ह ० र ० भ ० -यू ० ए ०.- 32( 8 )--96/1271.- .-गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अधिनियम , 1995 की अनुसूची की 
संविधि 12 ( II ) ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति , गुरु जामो श्वर विश्वविद्य लय, हिसार निम्नलिखित व्यक्तियों 
को तत्काल प्रभाव में 2 वर्ष के लिए कथित विश्वविद्यालय की वित्त समिति में सहर्ष वीर सदस्य मनोनित वारते हैं 


. 


1 . 


डा ० एम ० जाफर आलम , अध्यक्ष , ( मेवा निवृत्त ) 
रेलवे भर्ती बोर्ड , 
21 चौहान अपाटमैंट , रोड नं 0 3 - ई, 
नई पाटलिपुत्र कालोनी, पटना -800013 


2 . 


प्रो ० राकेश खुराना, 
स्कूल आफ बिजनेस मैने मैट, 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय , 
नई दिल्ली । 


क्रमांक ह ० २० भ ० - पू ० ए ०.-32 ( 5 ) .- 96/ 1254-5 9.--.- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की 
अनुसूची की संविधा 8 ( II ) ( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपति, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय , हिसार निम्नलिखित 
व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव मे 2 वर्ष के लिए कथित विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद में सहर्ष बतौर सदस्य मनोनीत करते हैं 


-- 


- 


1. प्रो ० जे ० पी ० गुप्ता, सदस्य सचिव , 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , 

नई दिल्ली । 
2 . डा ० वी ० पार ० देशपाण्डे, कुलपति , 

डा . बाबामाहेब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय , 
डाकखाना गोरेगांव, लोनेरे, जिला रायगढ़ ( महाराष्ट्र ) । 
डा ० एम ० जाफर पालम , अध्यक्ष ( सेवा निवृत्त ) । 
रेलवे भर्ती बोर्ड , 
21 चौहान प्रापार्टमैंट , रोड नं 0 3 ई, 
नई पाटलिपुत्र कालोनी, पटना -800013. 


3 . 


190 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 7, 1998 (CHTR . 17, 1920 SAKA ) 


| PARTI. 


4. श्री भूपिन्द्र सिंह, प्रबन्धक निदेशा , 

जमना आटो इन्डस्ट्रीज , यमुनानगर । 
5. श्री पुरुषोतम लाल, एडवोकेट , 

90, तेलियारगंज, इलाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) । 
डा ० तेज प्रताप शाही, वरिष्ठ प्राध्यापक 
क्षिग्विजय पी ० जी ० कालेज , 
9. सिविल लाइन्स , गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ) । 


6 . 


दिनांक 2 मार्च, 1998 


क्रमांक ह ० २० भ०- यू ० ए ०. •32 ( 10 ) - 96/ 1292.--- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की अनुसूची की 
संविधि 10( II ) (v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति , गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय,हिसारनिम्नलिखित व्यक्तियों 
को तत्काल प्रभाव में 2 वर्ष के लिए कथित विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् में सहर्प बतौर सदस्य मनोनीत करते हैं 


1 . 


प्रबन्ध निदेशक , हरट्रोन । 


2 . 


प्रवन्धक निदेशक , हरियाणा वित्त निगम । 


- 


3. कार्यकारी निदेशवा, एच ० एम ० टी ०, पिंजीर । 


4. महा प्रबन्धक , एन ० एफ ० एल ०, पानीपत । 


दिनांक 11 मार्च , 1998 


, 


क्रमांक ह ० र ० म ० यू ० ए..... 32 ( 6 )-96/1548.---गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की अनुसूची की 
संविधि 22 ( 1) ( ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपति , गुरुजम्भेश्वर विश्वविद्यालय,हिसार निम्नलिखित व्यक्तियों 
को तत्काल प्रभाव में 2 वर्ष यो लिए कथित विश्वविद्यालय के शिक्षा योजना वोर्ड में सहर्ष बतौर सदस्य मनोनीत पारते हैं : ... 

सदस्य सचिव , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली । 
2. निदेशवा, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था , नई दिल्ली । 


1 . 


- 


3. निदेशवा, भारतीय प्रबन्ध वा संस्था, अहमदाबाद । 


4. कुलपति , डा . बाबासाहब अम्बेडकार तकनीकी विश्वविद्यालय , लोनेरे ( महाराष्ट्र ) । 


5. निदेशक , उच्चतर शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ । 


6. महासचिव, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय गंध , नई दिल्ली । 


7. कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय , चण्डीगढ़ । 


8. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली । 


9 . 


प्रधान, हरियाणा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज । 


10. प्रबन्धकीय निदेशक , वैसी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीण, गुड़गांव । 


माणिक सोनवणे, 


राज्याल हरियाणा एवं कुलाधिपति , 
गरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के सचिव । 


